रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


NGO 


+ 


:: 


..: 


.. 


HT 
" 


। 


. 


+ 


H 


- 


. 


भारत की राजपत्र 


समामेब-जगन 


M 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 18 , 2013 / आश्विन 26 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2013/ASVINA 26 , 1935 


सं - 2429 ] 
No. 2429 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर , 2013 
का . आ . 3191 ( अ). – केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1973 (1973 का 59 ) की धारा 
32 की उप - धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन ) नियम, 1975 के नियम 2 के खंड ( घ ) के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य की बाबत उक्त 
नियमों के प्रयोजन के लिए श्री अरिंदम भट्टाचार्य , विशेष सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को 
रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करती है । 

[ फा . सं. जेड. 28016/10/ 2005- एचपीसी / सीसीएच निर्वाचन ] 

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy , Unani Siddha and Homoeopathy ) 

NOTIFICATION 

____ New Delhi, the 11th October, 2013 
S . O . 3191 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 4 read with sub - section (1 ) 
of Section 32 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) and in pursuance of clause (d ) of rule 2 of 
the Homoeopathy Central Council (Election ) Rules, 1975 , the Central Government hereby appoints Shri Arindam 
Bhattacharya , Special Secretary, Medical Education Department, Government of Uttar Pradesh to be the Returning 
Officer for the purposes of the said rules in respect of the State of Uttar Pradesh . 

[ E. No . Z . 28016/ 10/ 2005- HPC/ CCH El . ] 

RAJ PRATAP SINGH, Jt . Secy . 


4440 GI/ 2013 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


